RAMES 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 ज्येष्ठ , 1940 ( श० ) 


संख्या - 581 


राँची, सोमवार 


11 जून , 2018 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
31 मई, 2018 


संख्या - 12/ पद० -01- 02/ 2018 का . 3808-- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री 
अनिल कुमार , आप्त सचिव , स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची 
( सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आदिवासी कल्याण 
आयुक्त , झारखण्ड , राँची हेतु कल्याण विभाग, झारखण्ड , राँची में आप्त सचिव के रिक्त पद के 
विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 
2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


संजय कुमार दूबे , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 581 -- 50 


